शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/ 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 1 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 1 जनवरी 2016 - पौष 11, शक 1937 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, ( 6 )निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, (2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम . 


, 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2015 


क्रमांक ई - 1-03/2015/ एक / 2. - विभाग के समसंख्यक आदेश द्वारा श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे , ( भा.प्र.से. - 2011), मुख्य कार्यपालन 
अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम के पद पर पदस्थ किया गया है. उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ प्रबंध संचालक, लौह 

पुरूष 
सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहकारी शक्कर कारखाना, पण्डरिया , जिला - कबीरधाम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विवेक ढाँड, मुख्य सचिव. 


1 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2016 . 


2 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


नया रायपुर , दिनांक 10 दिसम्बर 2015 


क्रमांक एफ 1-3 / 2014/1/5. - छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ - 54-13/ तीन ( दो )/न.पा./समय 
कार्यक्रम/ 2015/3111, दिनांक 21-11-2015 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निम्नतालिका में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 28 दिसंबर 2015, 
दिन सोमवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा : 


आम निर्वाचन 


क्र . 


जिला 


नगरपालिकाओं के नाम 


1 . 


दुर्ग 


नगर पालिक निगम, भिलाई 
नगर पालिका परिषद्, जामुल 


2 . 


बेमेतरा 


नगर पंचायत, मारो 


3. 


राजनांदगांव 


नगर पालिका परिषद्, खैरागढ़ 


4 . 


कोरिया 


नगर पालिका परिषद्, बैकुंठपुर 
नगर पालिका परिषद्, शिवपुरचरचा 


5 . 


सुकमा 


नगर पंचायत , कोंटा 


6 . 


बीजापुर 


नगर पंचायत , भैरमगढ़ 
नगर पंचायत , भोपालपट्नम 


7 . 


कांकेर 


नगर पंचायत , नरहरपुर 


8 . 


सूरजपुर 


नगर पंचायत , प्रेमनगर 


उप निर्वाचन 


क्र . 


जिला 


नगरपालिका का नाम 


वार्ड क्र . 


1 . 


जांजगीर - चांपा 


2 


नगर पंचायत , नयाबाराद्वार 
नगर पंचायत, नवागढ़ 
नगर पंचायत , चन्द्रपुर 


9 


9 


2 . 


धमतरी 


नगर पंचायत , भखारा 


6 


3 . 


बालोद 


नगर पंचायत , डोण्डी 


14 एवं 15 


4 . 


राजनांदगांव 


8 


नगर पंचायत , गण्डई 
नगर पालिका परिषद्, डोंगरगढ़ 


22 


2 . 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56 - पब - एक, दिनांक 08 जून , 1957 के 
साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट ), 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त तालिका में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 28 दिसंबर , 2015, दिन सोमवार को 
मतदान के लिए सामान्य अवकाश घोषित करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . डी . सिंह , सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


3 


नया रायपुर , दिनांक 15 दिसम्बर 2015 


. 


क्रमांक ई 7-26 /2004/ एक - 2.- श्री आर. पी . मण्डल, भा.प्र.से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 20-04 
2015 से 21-04-2015 तक ( 02 दिवस ) का अर्जित अवकाश ( कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19-04-2015 के शासकीय 
अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है . 


2 . 


अवकाश काल में श्री मण्डल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते थे. 


3 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव. 


नया रायपुर , दिनांक 19 नवम्बर 2015 


क्रमांक 1019/ 692/ अव./2013/1-8/ स्था.- श्री एस. एन. नामदेव, अवर सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का दिनांक 
12-10-2015 से 23-10-2015 तक 12 दिवस का ( दिनांक 09, 10, 24, 25-10-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित ) अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री एस . एन . नामदेव आगामी आदेश तक अवर सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः 
पदस्थ होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री एस. एन . नामदेव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. नामदेव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


नया रायपुर , दिनांक 19 नवम्बर 2015 


क्रमांक 1022 / 978 / अव./ 2009 /1-8/ स्था.- श्री पी . डी . पुरबिया, अवर सचिव , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का दिनांक 23-11 
2015 से 28-11-2015 तक 06 दिवस का ( दिनांक 21, 22, 29-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित ) अर्जित अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री पी . डी. पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


अवकाश अवधि में श्री पी. डी. पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 


3 . 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . डी. पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


4 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


नया रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2015 


क्रमांक 1024/524/ अव./2010/1-8 / स्था.- श्री केशव सिंह गुर्जर , अवर सचिव, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का 
दिनांक 16-10-2015 से 04-11-2015 तक 20 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री केशव सिंह गुर्जर आगामी आदेश तक अवर सचिव, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद 
पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3. अवकाश अवधि में श्री केशव सिंह गुर्जर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केशव सिंह गुर्जर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2015 


क्रमांक 1054/3152 / अव./2015/1-8/ स्था.- श्री सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग का दिनांक 02-11-2015 से 13-11 
2015 तक 12 दिवस का (दिनांक 01 , 14, 15-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित ) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 
है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री सतीश पाण्डेय आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे . 


अवकाश अवधि में श्री सतीश पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 


3 . 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नया रायपुर , दिनांक 30 नवम्बर 2015 


क्रमांक 1056/ 729 / अव./ 2014/ 1-8 / स्था.- श्री अरज लाल, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 26-11-2015 से 28 
11-2015 तक 03 दिवस का ( दिनांक 25 , 29-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित ) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अरज लाल आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 
थे 


अवकाश अवधि में श्री अरज लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरज लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नया रायपुर , दिनांक 30 नवम्बर 2015 


क्रमांक 1058/ 624/ अव./ 2010/ 1-8/ स्था.- श्री एल. डी . चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 23-10-2015 से 
05-11-2015 तक 15 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


5 


3 . अवकाश अवधि में श्री एल. डी . चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल . डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015 


क्रमांक 1062/ 722 / अव./ 2012 /1-8/ स्था . - श्री एस . एल. नरें, अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का दिनांक 09-11 
2015 से 13-11-2015 तक 05 दिवस का ( दिनांक 08 , 14, 15-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित ) अर्जित अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री एस . एल. नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


नया रायपुर , दिनांक 5 दिसम्बर 2015 


क्रमांक 1112/ 452 / अव./2010/ 1-8/ स्था.- श्री पी . डी . दोहरे, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग का दिनांक 13-11-2015 से 20 
11-2015 तक 08 दिवस का ( दिनांक 11 , 12, 21, 22-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित ) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 


जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री पी . डी. दोहरे आगामी आदेश तक अवर सचिव , समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


अवकाश अवधि में श्री पी. डी . दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 


3 . 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . डी . दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

तीरथ प्रसाद लड़िया , अवर सचिव. 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2015 


क्रमांक 11860/ 3713/21- ब/ छ.ग. /2015 . राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विद्यावारिधि मैत्री को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक , सारंगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र . 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक सारंगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
01 वर्ष की परिवीक्षा पर ( या 62 वर्ष जो भी पहले हो ) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारानिर्धारित एवं समय - समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं 
अन्य फीस देय होगी . उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. 


6 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 
2014 - न्याय प्रशासन , 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572- मुफस्सिल स्थापना, 10- व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय 
अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव . 


गृह ( पुलिस ) विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 11 दिसम्बर 2015 


क्रमांक एफ 7-21/ 2014/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन , एतद्द्वारा श्री एस. सी. द्विवेदी, ( भापुसे -2004 ) सहा. पुलिस महानिरीक्षक , 
( अअवि ), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 14-12-2015 से 17-12-2015 ( 04 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 
साथ ही दिनांक 12, 13, 18, 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी आगामी आदेश तक सहा. पुलिस महानिरीक्षक, ( अअवि ), पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः 


पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री द्विवेदी को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सी . द्विवेदी, ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री एस. सी. द्विवेदी , ( भापुसे -2004 ) सहा. पुलिस महानिरीक्षक , ( अअवि ), पुलिस मुख्यालय , रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में 
सहा. पुलिस महानिरीक्षक, ( अअवि ), पुलिस मुख्यालय, रायपुर का चालू प्रभार श्रीमती मिलना कुर्रे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक , ( आजाक ) , 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एन . डी. कुंदानी, अवर सचिव . 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015 


क्रमांक एफ 1-8/ 2011 / मबावि / 50. - केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड , नई दिल्ली के File No. E 1-32/ 2002/ Recon/SBA/ 
Chhattisgarh दिनांक 30-11-2015 /01-12-2015 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती शोभा सोनी , राजनांदगांव 
को अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड, रायपुर नियुक्त करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

दिनेश श्रीवास्तव , सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


7 


गृह - सी विभाग 


(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


रायपुर , दिनांक 15 सितम्बर 2015 


विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2016 का सूचना तथा कार्यक्रम 


क्रमांक एफ 09-119/ गृह - सी / परीक्षा/ 2015.- छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को ( जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा 
निर्धारित की गई हो ) विभागीय परीक्षा सोमवार , दिनांक 11 जनवरी, 2016 से 18 जनवरी, 2016 तक रायपुर /बिलासपुर/ जगदलपुर ( बस्तर ) तथा 

अंबिकापुर ( सरगुजा ) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी . नीचे सूची में दर्शाये अनुसार 
विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को उपलब्ध करायें. 


सोमवार , दिनांक 11-01-2016 


प्रश्न पत्र 


समय 


क्रमांक 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू - अभिलेख एवं राजस्व विभाग के 
अधिकारियों के लिए. 


2 . 


पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियम 
की पुस्तकों सहित ) 


प्रातः 10.00 बजे से 


3 . 


विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) 


दोपहर 1.00 बजे तक. 


4 . 


विधि तथा प्रक्रिया -विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ) 


5 . 


पहला प्रश्न पत्र - सहकारिता ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये 


59. 


विद्युत संबंधी विधियां -ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ) 


सोमवार , दिनांक 11-01-2016 


6 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना 
भू - अभिलेखविभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


7 . 


दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक 
पंजीयकों के लिये . 


दोपहर 2.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


8 . 


माज कल्याण (बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये 


60 . 


भू - योजना तथा विद्युत सुरक्षा- ऊर्जाविभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये 
( बिना पुस्तकों के ) 


8 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


मंगलवार , दिनांक 12-01-2016 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


9 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- “ए ” आदिम जाति 
कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


10 . 


पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) राजस्व भू- अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ बी ”. 


11 . 


पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ सी ”. 


12. 


उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


13. 


प्रश्न पत्र - खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) ( नैसर्गिक संसाधन ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


14. 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया - प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना 
पुस्तकों के ). 


61 . 


विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना 
पुस्तकों के ) 


66. 


प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक 
( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों की सहायता से ) 


मंगलवार, दिनांक 12-01-2016 


15 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व भू- अभिलेख , 
आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


16. 


प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग 
के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) 


17 . 


तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये 


दोपहर 2.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


18. 


समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये 


19 . 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों 
सहित ) 


62. 


लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री , कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये ( बिना पुस्तकों 
के ) 


67. द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक 

( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों की सहायता से ) 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


9 


बुधवार , दिनांक 13-01-2016 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 . 


तीसरा प्रश्न पत्र -प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, 
राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


21. 


पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) 


22 . 


प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये 


23. 


पहला प्रश्न पत्र - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


24. 


पुलिस अधिकारियों की “व्यवहारिक परीक्षा " 


63. 


स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) 


68 . 


तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना 
एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से ) 


बुधवार, दिनांक 13-01-2016 


25 . 


कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया - विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये 


26. 


सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


27 . 


पुलिस अधिकारियों की “ पुलिस शाखा ” प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के ) 


28 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये . 


29 . 


तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये . 


दोपहर 2.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


30 . 


स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


31 . 


चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1, लेखा भाग -2 सहकारिता 
लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


32. 


समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


64. विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को - आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा 

विभाग के सहायक यंत्री ( वि . सु. ) के लिये ( बिना पुस्तकों के ) 


69 . 


चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास 
परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये 
( बिना पुस्तकों की सहायता से ) 


10 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


गुरुवार , 

र, दिनांक 14-01-2016 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


33. 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों , नायब 
तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये. 


34. 


प्रश्न पत्र - प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये 


35 . 


प्रश्न पत्र - प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के 
लिये . 


36. 


प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


37 . 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये 


38 . 


लेखा ( लेखा पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये 


39 . 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये 


40 . 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये 


गुरुवार , दिनांक 14-01-2016 


41. 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये 


42. 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं 
भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये. 


दोपहर 2.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


43. 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये 


44. 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये 


शुक्रवार , दिनांक 15-01-2016 


45 . 


सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) 
पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


46. 


प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग -1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


47 . 


प्रथम प्रश्न पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये . 


48. 


प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये 


49 . 


प्रश्न पत्र -द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के 
लिये ( पुस्तकों सहित ) 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


1 


11 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


50 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये 


65 . 


पंचायत राज प्रशासन ( विधि तथा प्रक्रिया ) सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, 
अधीक्षक भू- अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक , ग्रामीण 
विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , अनुसूचित 
जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक , क्षेत्र संयोजक , विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये. 


प्रात : 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


शुक्रवार , 

र, दिनांक 15-01-2016 


51 . 


सिविल पशुचिकित्सा सेवाविभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग -2 पशु चिकित्सा सेवा 
विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) 


52 . 


प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये 


53. 


सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/ प्रतिवेदन लिखने की 
व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) 


दोपहर 2.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


54. 


तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये 


55. 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के ) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये . 


56. 


द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये 


57. 


प्रश्न पत्र तृतीय अनु . जाति तथा आदिवासी ( अनु. जनजाति ) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों 
के लिये ( पुस्तकों सहित ) 


शनिवार , दिनांक 16-01-2016 एवं रविवार 17-01-2016 को शासकीय अवकाश 


सोमवार, दिनांक 18-01-2016 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


58. 


हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये 


नोट : 


1 . 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू - अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/ दो - ए ( 3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/ 90 / दो - ए ( 3 ) के पाठ्यक्रम के 
अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है. 


2 . 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 
कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी. 


12 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


3. 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने 
विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है , का भी उल्लेखकिया जावे. 


4 . 


सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77 / -1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी 
तत्संबंध में अपना प्रमाण - पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/ आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण - पत्रों को गृह - सी विभाग , ( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें . संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष / 
परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15-12-2015 तक भेजेंगे. 
जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा 
प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण - पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


5 . 


समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव. 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 23 दिसम्बर 2015 


क्रमांक 2365/ 2856/ 2015/16. - राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 1 उपधारा 4 में प्रदत्त 
अधिकारों को उपयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित स्थानों पर अधिनियम की धारा 1 उपधारा 3 के अनुसार अधिसूचना दिनांक से 
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के समस्त उपबंध प्रभावशील होंगे : 


क्र . 


जिले का नाम 


दुकान एवं स्थापना प्रभावशील 


सीमा 


स्थान 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


सूरजपुर 
सूरजपुर 
नारायणपुर 
जांजगीर - चांपा 
जांजगीर - चांपा 
जांजगीर - चांपा 
जांजगीर - चांपा 
जांजगीर - चांपा 
धमतरी 
बलौदाबाजार 
बेमेतरा 


7 . 


नगर पालिका परिषद्, सूरजपुर 
नगर पंचायत , विश्रामपुर 
नगर पालिका परिषद्, नारायणपुर 
नगर पालिका परिषद्, जांजगीर 
नगर पालिका परिषद्, सक्ती 
नगर पालिका परिषद्, अकलतरा 
नगर पंचायत , बाराद्वार 
नगर पंचायत , बलौदा 
नगर पंचायत , कुरूद 
नगर पंचायत, कसडोल 
नगर पंचायत , थानखम्हरिया 
नगर पंचायत , सीतापुर 
नगर पंचायत , लखनपुर 
नगर पंचायत , लोरमी 


नगर पालिका परिषद् सीमा से 05 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पंचायत सीमा से 03 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पालिका परिषद् सीमा से 05 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पालिका परिषद् सीमा से 05 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पालिका परिषद् सीमा से 05 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पालिका परिषद् सीमा से 05 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पंचायत सीमा से 03 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पंचायत सीमा से 03 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पंचायत सीमा से 03 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पंचायत सीमा से 03 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पंचायत सीमा से 03 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पंचायत सीमा से 03 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पंचायत सीमा से 03 किलोमीटर तक का क्षेत्र 
नगर पंचायत सीमा से 03 किलोमीटर तक का क्षेत्र 


8 . 


" 


9 . 


10 . 


11 . 


12. 


13. 


सरगुजा 
सरगुजा 
मुंगेली 


14. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

याकुब खेस्स , उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


1 


13 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


सूरजपुर , दिनांक 28 सितम्बर 2015 


क्रमांक/ 6 / अ -82/ 2013-14. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती 
है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सूरजपुर 


सूरजपुर 


0.53 


रिंग रोड निर्माण 


परीं 
प.ह.नं. 6 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग ( भ/ स ) संभाग सूरजपुर 
जिला - सूरजपुर ( छ.ग.) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


सूरजपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015 


क्रमांक/ 6/ अ -82/2013-14. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती 
है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सूरजपुर 


सूरजपुर 


5.66 


रिंग रोड निर्माण 


चन्दरपुर 
प.ह.नं. १ 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग ( भ / स ) संभाग सूरजपुर 
जिला - सूरजपुर ( छ.ग. ). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


14 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


सूरजपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015 


क्रमांक/7 / अ-82 / 2013-14.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती 
है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सूरजपुर 


सूरजपुर 


3.83 


रिंग रोड निर्माण 


देवीपुर 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग ( भ/ स ) संभाग सूरजपुर 
जिला- सूरजपुर ( छ.ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


सूरजपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015 


क्रमांक /8/ अ -82/2013-14. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती 
है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सूरजपुर 


सूरजपुर 


5.62 


रिंग रोड निर्माण 


, 


सूरजपुर 
प.ह.नं. 8 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग ( भ/ स ) संभाग सूरजपुर 
जिला - सूरजपुर ( छ.ग.). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी . आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


1 


15 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015 


क्रमांक 3/ अ-82 / 2014-15 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती 
है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


0.863 


रानीझाप 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सोनकछार जलाशय नहर 
संभाग, पेण्ड्रारोड, जिलाबिलासपुर निर्माण हेतु. 
( छ.ग. ) 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015 


क्रमांक 4/ अ -82/ 2013-14.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 

दी जाती 
है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत 
अधिकारी 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


4.282 


कोटरियाडांड़ 
प.ह.नं. 17 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोटरियाडांड़ व्यपवर्तन 
संभाग , पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर योजना में नहर निर्माण 
( छ.ग. ) 

हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अन्बलगन पी ., कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


16 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


अनुसूची 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - जैजैपुर 
( ग ) नगर /ग्राम - बरेकेल खुर्द, प.ह.नं. 23 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.566 हेक्टेयर 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 9 दिसम्बर 2015 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


प्र . क्रमांक 101 / अ -82/2014-15. - चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


602 


0.279 


610/1 


0.053 


610/2 


0.004 


अनुसूची 


611 


0.194 


612 


0.016 


676/1 


0.045 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - जैजैपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - ठठारी , प.ह.नं. 02 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.061 हेक्टेयर 


676/2 


0.053 


678 


0.024 


खसरा नम्बर 


679 


0.069 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


680 


0.445 


( 1 ) 


685 


0.057 


620 


0.061 


686 


0.008 


योग 


687/1 


0.045 


1 


0.061 


687/2 , 688/2 


0.036 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - ठठारी - बरभांठा 

मार्ग पर सोन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु . 


688/1 


0.117 


688/3 


0.121 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है . 


योग 


16 


1.566 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 9 दिसम्बर 2015 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - भातमाहुल 

बोईरडीह मार्ग पर बोराई नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्गनिर्माण 
हेतु . 


प्र. क्रमांक 102/ अ -82/2014-15. - चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


( 3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ओ. पी . चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


1 


17 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


महासमुंद, दिनांक 9 दिसम्बर 2015 


रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2015 


क्रमांक/ 406/ क/ भू - अर्जन/ अ-82 वर्ष 2014-15. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन 

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक/ क/ वा./ भू.अ. / अ.वि.अ./ प्र.क्र ./08/ अ -82/ वर्ष 2014 
15. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे 
दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) 
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


thor 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - महासमुंद 
( ख ) तहसील - सरायपाली 
( ग ) नगर / ग्राम - कलेण्डा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.29 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायपुर 
( ख ) तहसील - तिल्दा 
( ग ) नगर/ ग्राम - धनसुली, प.ह.नं. 38 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.231 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


खसरा नम्बर 


( 1 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


377 


0.15 


378 


0.14 


282/6 


0.231 


योग 


2 


0.29 


योग 


1 


0.231 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सरायपाली 

अंतरला ( कसलबा ) पदमपुर मार्ग पर सुरंगीनाला पर उच्चस्तरीय 
पुल निर्माण हेतु. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण - रायखेड़ा मूर्रा माठ खरोरा मार्ग 

निर्माण. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है . 


सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राम सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


18 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा छ.ग. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 16 दिसम्बर 2015 


क्रमांक/18269/स्थापना/ 2015.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो क्रमांक - चार की कंडिका -5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मैं ओ. पी . चौधरी , कलेक्टर जिला जांजगीर - चांपा छ.ग. वर्ष 2016 के लिये जिला जांजगीर- चांपा, छ.ग. हेतु नीचे दर्शायी गई तारीखों को पूरे 
दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं 


क्र . 


अवकाश का नाम 


ग्रेगरियन कैलेण्डर के 


सप्ताह के दिन 


अनुसार तारीख 


राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि 

( शक संवत ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


22 मार्च 


2 . 


होली ( होलिका दहन ) 
गणेश चतुर्थी 
दिपावली का दूसरा दिन 


05 सितंबर 


चैत्र 2 , 1938 
भाद्रपद 14 , 1938 
कार्तिक 9,1938 


मंगलवार 
सोमवार 
सोमवार 


3 . 


31 अक्टूबर 


ओ. पी . चौधरी , 
कलेक्टर. 


छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल 
व्यावसायिक परिसर , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कबीर नगर , रायपुर ( छ.ग. ) 


रायपुर , दिनांक 23 दिसम्बर 2015 


क्रमांक 4595 / स्था ./ छ.ग.प.सं.मं./2015.- जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम 1974, ( 1974 का संख्या 6 ) की धारा 
12 की उप - धारा 3 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा 
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी ) सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्ते ) विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है , 
अर्थात् : 


संशोधन 


अनुसूची- एक के सरल क्रमांक 1 ( ग ) प्रशासन एवं लेखा के बिन्दु क्रमांक 2 स्टॉफ ऑफिसर के कॉलम नम्बर 5 वेतनमान में रुपये 
9,300-34,800 + ग्रेड पे -5,400 / - के स्थान पर रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड पे 5,400/ - प्रतिस्थापित किया जाता है . 


देवेन्द्र सिंह , 


सदस्य सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


19 


छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग 
पुराना 

नर्सेस हॉस्टल, डी . के . एस. भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2015 


क्रमांक 1045 / स्था - 20-2/ अ.स.आ./2015-16.- छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन 
नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ - 19-12 /2015/ 25-2 दिनांक 07-12-2015 के तहत माननीय श्री तौकीर रजा, तात्यापारा वार्ड रायपुर को 
छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है. माननीय सदस्य महोदय द्वारा छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य का 
पदभार दिनांक 09-12-2015 को ग्रहण कर लिये हैं . 


एम. आर. खान , 

सचिव. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर 


बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2015 


क्रमांक 208/ दो - 3-2/ 2006.- श्री अरविन्द कुमार वर्मा, अतिरिक्त निदेशक-I, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को 
उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके 
अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, 
रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/ 21 - ब / छ.ग./ 06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2015 


क्रमांक 212/ दो - 2-4/ 2006.- श्री आर. सी . एस . सामन्त , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-10 
2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश 
में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040 / 
21 - ब/ छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2015 


क्रमांक 213/ दो -3-4/2008.- श्री नीलम चंद सांखला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-09-2015 
के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 
30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040 /21 - ब/ 
छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


20 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 17 नवम्बर 2015 


क्रमांक 214/ दो - 3-10/ 2007.- श्री शरद कुमार गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31 
08-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/ 21 - ब/ छ.ग./ 06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर , दिनांक 17 नवम्बर 2015 


क्रमांक 215/ दो - 2-18/ 2006.- श्री गनपत राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर - चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 26-10 
2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश 
में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040 / 
21 - ब/ छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर , दिनांक 17 नवम्बर 2015 


क्रमांक 216/ दो - 2-5 / 2006.- श्री रविशंकर शर्मा, रजिस्ट्रार ( आई एण्ड ई ), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके 
आवेदन पत्र दिनांक 16-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश 
खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर 
के आदेश क्रमांक 13040/ 21 - ब/ छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2015 


क्रमांक 217/ दो -3-35 /2007.- श्री रमाशंकर, रजिस्ट्रार ( न्यायिक ), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र 
दिनांक 16-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष 
अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश 
क्रमांक 13040/ 21 - ब/ छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2015 


क्रमांक 218/ दो -3-14/2003.- श्री राकेश बिहारी घोरे, रजिस्ट्रार ( कम्प्यूटराईजेशन ), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को 
उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके 
अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य 
विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21 - ब/ छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2015 


क्रमांक 219/ दो -3-23/ 2010.- श्री शैलेश कुमार तिवारी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अम्बिकापुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 
13-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/ 21 - ब/ छ.ग./ 06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


21 


बिलासपुर , दिनांक 17 नवम्बर 2015 


क्रमांक 220/ दो - 3-19 / 2008.- श्री एन . के. चन्द्रवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा ( अम्बिकापुर ) को उनके आवेदन पत्र 
दिनांक 03-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष 
अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश 
क्रमांक 13040/ 21 - ब/ छ.ग./ 06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2015 


क्रमांक 221/ दो -2-22/2015.- श्री शक्ति सिंह राजपूत एडिशनल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को 
उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके 
अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य 
विभाग, रायपुर 

के आदेश क्रमांक 13040/21 - ब/ छ.ग./ 06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2015 


क्रमांक 222/ दो - 2-24/2015.- श्री वेन्सेस्लास टोप्पो , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके 
आवेदन पत्र दिनांक 16-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश 
खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर 
के आदेश क्रमांक 13040 / 21 - ब/ छ.ग./ 06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2015 


क्रमांक 223/ दो - 3-15 / 2007.- श्री रामप्रसन्न शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-10 
2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश 
में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040 / 
21 - ब/ छ.ग./ 06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2015 


क्रमांक 224/ दो - 2-2/ 2009.- श्री प्रदीप कुमार दवे, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31 
10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/ 21 - ब/ छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है . 


माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, 

एम . पी . बिसोई , लेखाधिकारी. 


